PART I ] 


HARYANA GOVT. GAZ., OCT. 9, 2007 (ASVN . 17, 1929 SAKA ) 


891 


- 


न 


राज्य निर्वाचन आयोग 
एस० सी ० ओ ० नं 0 16-17 , सैक्टर 20 - डी , चण्डीगढ़ 

आदेश 


- 


- 


दिनांक 25 सितम्बर , 2007 
संख्या रा ०नि ० आ o/ 4 एम ० ई०/ 2007/11213. - यह कि हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 की धारा 13 घ तथा ङ, में की गई 
व्यवस्था अनुसार नगरपालिका का चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को अपना नामांकन पत्र दाखिल करने की तारीख से चुनाव परिणाम की घोषणा 
की तारीख तक का चुनाव खर्च का लेखा रखना होगा , और राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित चुनाव खर्च सीमा के भीतर ही चुनाव खर्च करना 
होगा , तथा राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश , दिनांक 19 दिसम्बर, 2006 में दी गई विधि के अनुसार प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा चुनाव परिणाम की 
घोषणा की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपना चुनाव खर्च लेखा विवरण राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत करना होता 
है । जो अभ्यर्थीनिर्धारित समय अवधि के भीतर अपना चुनाव खर्च लेखा विवरण दायर न करता है या निर्धारित खर्च सीमा के बाहर अपना चुनाव 
खर्च करता है तो राज्य निर्वाचन आयोग आदेश जारी करके उस अभ्यर्थी को तीन वर्ष के लिये अयोग्य घोषित करेगा । 

2. यह कि नगरपालिका, जुलाना, जिला जीन्द के आम चुनाव, दिनांक 2 मार्च, 2007 को सम्पन्न हुये थे और परिणाम भी उक्त तारीख 
को घोषित हो गये थे । नगरपालिका, जुलाना का चुनाव लड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों को अपना चुनाव खर्च लेखा विवरण 1 अप्रैल, 2007 तक जमा 
करवाया जाना था ! परन्तु सारणी " क " पर दर्शाये अभ्यर्थियों में से क्रम संख्या 1 से 13 पर दर्शाये अभ्यर्थियों ने अपना चुनाव खर्च लेखा विवरण 
निर्धारित समय अवधि के पश्चात् दायर किया तथा क्रमांक संख्या 14 से 23 पर दर्शाये अभ्यर्थियों द्वारा अपना चुनाव लेखा विवरण दायर ही न 
किया गया है । 

3. यह कि सारणी “ क ” में दर्शाये सभी अभ्यर्थियों को आयोग के क्रमांक रा ० नि ० आ ०/ 2007 / 4 एम ० ई ० /10248 से 10270 , 
दिनांक 2 अगस्त, 2007 द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किये गये । उन्हें कारण बताने के लिये 15 दिनों का समय दिया गया तथा निजी सुनवाई 
हेतु 5 सितम्बर, 2007 को दौरे के दौरान लोक निर्माण विभाग, विश्राम गृह, जीन्द में अवसर प्रदान किया गया । सारणी में क्रम संख्या 1, 5, 6 , 
7, 8, 9, 10, 12 तथा 19 पर दर्शाये अभ्यर्थीनिजी सुनवाई हेतु उपस्थित हुये। निजी सुनवाई के दौरान उपस्थित हुये किसी भी अभ्यर्थी द्वारा 
इस सम्बन्ध में कुछ भी लिखित में प्रस्तुत न किया गया । निजी सुनवाई के दौरान समय अवधि के भीतर अपना चुनाव खर्च दायर न करने बारे 
उपस्थित अभ्यर्थियों ने नियम/ कानून की जानकारी न होना बताया है । जब उनसे पूछा गया कि उन्हें नामांकन पत्र दायर करते समय रिटर्निंग 
अधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में पत्र जारीकिया था तो उपस्थित अभ्यर्थियों में से कोई भी अपना सन्तोषजनक स्पष्टीकरण न दे पाया । क्रम संख्या 
2,3 , 4, 11, 13 से 18, 20 से 23 पर दर्शाये अभ्यर्थियों ने न तो कारण बताओ नोटिस का उत्तर दिया और न ही निजी सुनवाई हेतू उपस्थित 
हुये हैं इससे प्रतीत होता है कि वे इस मामले में कुछ भी कहना नहीं चाहते हैं । 

अतः उपरोक्त स्थिति के मध्य नजर मैं , चन्द्र सिंह, राज्यनिर्वाचन आयुक्त, हरियाणा सारणी " क " में दर्शाये सभी अभ्यर्थियों को , हरियाणा 
नगरपालिका अधिनियम, 1973 की धारा 13 घ तथा ङ, तथा इस आयोग के आदेश , दिनांक 19 दिसम्बर, 2006 में की गई व्यवस्था के अनुसार , 
यह आदेश जारी करने की तारीख से तीन वर्ष के लिये अयोग्य घोषित करता हूं । 

इन आदेशों को हरियाणा राज्य के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये तथा इसकी प्रति सर्व सम्बन्धित को भेज दी जाये । 


- 


- 


, 


- 


- 


चन्द्र सिंह . 


-- 


दिनांक 12 सितम्बर , 2007 


राज्य निर्वाचन आयुक्त, हरियाणा । 


" सारणी क " 
नगरपालिका , जुलाना , जिला जीन्द के आम चुनाव, 2007 के दौरान जिन अभ्यर्थियों द्वारा अपना चुनाव खर्च लेखा विवरण समय पर 
दायर न किया गया है उनको तीन वर्ष के लिये अयोग्य घोषित किया गया, के नामों की सूची । 
उम्मीदवार का नाम 

जिस वार्ड से चुनाव लड़ा 
संख्या 


क्रम 


श्री / श्रीमती 


1 . 


मूर्ति देवी 


3 


2 . 


4 


सुरजमुखी 
चन्द्रो देवी 


3 . 


4 


- 


4 . 


सन्तरो देवी 


4 


- 


892 


HARYANA GOVT. GAZ ., OCT.9, 2007 ( ASVN. 17, 1929 SAKA) 


[ PARTI 


जिस वार्ड से चुनाव लड़ा 


क्रम 

उम्मीदवार का नाम 
संख्या 


5 . 


शान्ति देवी 


6 


6 . 


सतपाल 


7 


7 . 


सतनारायण 


7 


8 . 


अनीता 


8 


9 . 


6 


सुनीता 
बलजीत सिंह 


10 . 


13 


11 . 


दिनेश 


13 


12 . 


13 


विनोद कुमार 
अनिल कुमार 


13. 


13 


14 . 


जितेन्द्र 


3 


15 . 


8 


सुनीता 
धर्मपाल 


16. 


7 


17 . 


सुच्चा सिंह 


7 


18 . 


कैलाशवन्ती 


8 


19 , 


संजय 


9 


। 


20. सतीश 


11 . 


21 . 


समुन्द्र सिंह 


11 


22. 


दीपक 


11 


23 . 


भीम सिंह 


13 


चन्द्र सिंह, 
राज्य निर्वाचन आयुक्त, हरियाणा । 


राज्य निर्वाचन आयोग 


एस ० सी ० ओ ० नं 0 16-17 , सैक्टर 20 - डी , चण्डीगढ़ 


आदेश 


दिनांक 25 सितम्बर , 2007 


, 


संख्या रा ० नि ० आ o/ 4 एम ० ई०/ 2007/ 11220.-- यह कि हरियाणा नगरपालिका अधिनियम , 1973 की धारा 13 घ तथा ङ, में की गई 
व्यवस्था अनुसार नगरपालिका का चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को अपना नामांकन पत्र दाखिल करने की तारीख से चुनाव परिणाम की घोषणा 
की तारीख तक का चुनाव खर्च का लेखा रखना होगा , और राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित चुनाव खर्च की सीमा के भीतर ही चुनाव खर्च 
करना होगा, तथा राज्य निर्वाचन आयोग के अ देश, दिनांक 19 दिसम्बर, 2006 में दी गई विधि के अनुसार प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा चुनाव परिणाम 
की घोषणा की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपना चुनाव खर्च लेखा विवरण राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत करना होता 
है । जो अभ्यर्थीनिर्धारित समय अवधि के भीतर अपना चुनाव खर्च लेखा विवरण दायर न करता है या निर्धारित खर्च सीमा के बाहर अपना चुनाव 
खर्च करता है तो राज्य निर्वाचन आयोग आदेश जारी करके उस अभ्यर्थी को तीन वर्ष के लिये अयोग्य घोषित करेगा । 


2. यह कि नगरपालिका, फारूखनगर जिला गुड़गांव के आम चुनाव , दिनांक 2 मार्च, 2007 को सम्पन्न हुये थे और परिणाम भी 
उल्त तारीख को घोषित हो गये थे । नगरपालिका, फारूखनगर का चुनाव लड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों को अपना चुनाव खर्च लेखा विवरण 
1 अप्रैल, 2007 तक जमा करवाया जाना था । रन्तु सारणी " क " पर दर्शाये अभ्यर्थियों में से कम संख्या 1 से 3 पर दर्शाये अभ्यर्थियों ने अपना 


-- 


PART ] ] 


HARYANA GOVT. GAZ., OCT.9, 2007 ( ASVN. 17, 1929 SAKA) 


893 


चुनाव खर्च लेखा विवरण निर्धारित समय अवधि के पश्चात् दायर किया तथा क्रमांक संख्या 4 से 11 पर दर्शाये अभ्यर्थियों द्वारा अपना चुनाव लेखा 
विवरण दायर ही न किया गया है । 


3. यह कि सारणी " क " में दर्शाये सभी अभ्यर्थियों को आयोग के क्रमांक रा ० नि ० आ ०/ 2007/ 4 एम ० ई ० /10293 से 10303 , 
दिनांक 3 अगस्त, 2007 द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किये गये । उन्हें कारण बताने के लिये 15 दिनों का समय दिया गया तथा निजी सुनवाई 
हेतु 7 सितम्बर , 2007 को दौरे के दौरान लोक निर्माण विभाग, विश्राम गृह , गुड़गांव में अवसर प्रदान किया गया । सारणी में क्रम संख्या 2, 5 , 
7 तथा 10 पर दर्शाये अभ्यर्थी स्वयं उपस्थित हुये तथा क्रम संख्या 3 पर दर्शायी श्रीमती लक्ष्मी की जगह उनका पति श्री रामेश्वर तथा क्रम संख्या 
4 पर दर्शायी श्रीमती सन्तोष के स्थान पर उनका पुत्र श्री दौलतराम निजी सुनवाई हेतू उपस्थित हुआ । निजी सुनवाई के दौरान उपस्थित हुये 
किसी भी अभ्यर्थी द्वारा इस सम्बन्ध में कुछ भी लिखित रूप में प्रस्तुत न किया गया। निजी सुनवाई के दौरान समय अवधि के भीतर अपना चुनाव 
खर्चदायर न करने बारे उपस्थित अभ्यर्थियों से जब पूछा गया कि उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करते समय रिटर्निंग अधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में 
पत्र जारी किया था तो वह अपना सन्तोषजनक स्पष्टीकरण न दे पाये । क्रम संख्या । पर दर्शाया अभ्यर्थी निजी सुनवाई हेतु उपस्थित न हुआ 
क्रम संख्या 6, 8 , 9 तथा 11 पर दर्शाये अभ्यर्थियों ने न तो अपना चुनाव खर्च दायर किया और न ही कारण बताओ नोटिस का कोई उत्तर दिया 
और न ही निजी सुनवाई हेतु उपस्थित हुये हैं इससे ऐसा प्रतीत होता है कि वे इस मामले में कुछ भी कहना नहीं चाहते हैं । 


हुआ और 


- 


अत: उपरोक्त स्थिति के मध्य नजर मैं , चन्द्र सिंह, राज्य निर्वाचन आयुक्त , हरियाणा सारणी “ क ” में दर्शाये सभी अभ्यर्थियों को , हरियाणा 
नगरपालिका अधिनियम , 1973 की धारा 13 घ तथा ङ , तथा इस आयोग के आदेश, दिनांक 19 दिसम्बर, 2006 में की गई व्यवस्था के अनुसार , 
यह आदेश जारी करने की तारीख से तीन वर्ष के लिये अयोग्य घोषित करता हूं । 


इन आदेशों को हरियाणा राज्य के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये तथा इसकी प्रति सर्व सम्बन्धित को भेज दी जाये । 


चन्द्र सिंह , 
राज्य निर्वाचन आयुक्त, हरियाणा । 


दिनांक 21 सितम्बर , 2007 


" सारणी क " 
नगरपालिका, फारूखनगर, जिला गुड़गांव के आम चुनाव, 2007 के दौरान जिन अभ्यर्थियों द्वारा अपना चुनाव खर्च लेखाविवरण समय 
पर दायर न किया गया है उनको तीन वर्ष के लिय अयोग्य घोषित किया गया , के नामों की सूची । 
उम्मीदवार का नाम 

जिस वार्ड से चुनाव लड़ा 
संख्या 


क्रम 


श्री / श्रीमती 


1 . 


ओम प्रकाश 


5 


2 . 


6 


सुनील कुमार 
लक्ष्मी 


3 . 


4 


। 


4 . 


सन्तोष 


6 


5 . 


राजेश 


6 


6 . 


फूल सिंह 


6 


7 . 


रेखा देवी 


7 


8 . 


किरण 


8 


9 . 


सुनीता 


9 


10 . 


10 


दीन दयाल 
अशोक कुमार 


11 . 


10 


चन्द्र सिंह, 
राज्य निर्वाचन आयुक्त, हरियाणा । 


-- 


